510 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 13, 2008 ( VYSK. 23, 1930 SAKA ) 


{ PART I 


लोक निर्माण विभाग 


F 


( भवन तथा सड़क शाखा), हिसार वृत्त 


दिनांक 28 अप्रैल , 2008 


क्रमांक 28HA/ 63/Fbd./ 2382.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सार्वजनिक खर्चपर ,किसी 
सार्वजनिक प्रयोजन नामत : बाबत मार्ग जिला फतेहाबाद में फतेहाबाद -भूना रोड से भिरडाना तक सड़क के निर्माण करने के लिए अपेक्षित है । 
एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचेविशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


-- 


यह घोषणा 1894 के भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सबके लिये है, जिनसे यह सम्बन्धित हो और 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा), हिसार को एतद्द्वारा 
उक्त भूमि अभिग्रहित करने का आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा), हिसार या कार्यकारी अभियन्ता , प्रान्तीय 
मण्डल, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा), फतेहाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्ट विवरण 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


हदबस्त सं ० 


क्षेत्रफल 


रिक्टेंगल /किला नं ० 


( एकड़) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


फतेहाबाद 


फतेहाबाद 


भिरडाना 


139 


( 165 + 231 ) x 60 

2.x9x4840 


1512, 1513, 1514, 1515 , 
1516, 1517 , 1518 , 1519, 1520 


0.2727 एकड़ 


( हस्ता०) ..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोक निर्माण विभाग ( भवन तथा मार्ग शाखा), 

हिसार 


वृत्त, हिसार । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


( BUILDING AND ROAD BRANCH ) , HISAR , CIRCLE HISAR 


The 28th April , 2008 


No. 28/ HA/ 63/ Fbd/ 2382. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that land specified below is 
needed by the Government, at public expenses, for a public purpose , namely , constg. a road from Fatehabad 
Bhuna Road to Bhirdana road in Fatehabad District. 


It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid 
purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom 
it may concern and under the provision of Section 7 of the said Act. The Land Acquisition Collector, Haryana, 
PWD ( B & R Branch ) , Hisar is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land . 


PART II 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 13, 2008 ( VYSK . 23. 1930 SAKA) 


511 


Plans of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. (B & R 
Branch ), Hisar or Executive Engineer, Provincial Division , PWD (B & R Branch ), Fatehabad in Fatehabad District. 


Specification 


District 


Tehsil 


Locality / Village Hadbast No. 


Rectangle/ Khasra No. 


Area 
in Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Fatehabad 


Fatehabad 


Bhirdana 


139 


( 165 + 231 ) x 60 1512, 1513 , 1514, 1515 , 

2x9x4840 1516, 1517, 1518 , 1519 , 1520 


0.2727 Acres 


( Sd.) ... , 
Superintending Engineer , 
Hisar Circle , PWD (B & R Branch ), Hisar. 


लोक निर्माण विभाग 
( भवन तथा सड़क शाखा), हिसार वृत्त 

दिनांक 28 अप्रैल , 2008 
क्रमांक 28HNBS/ Fbd/ 2383.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा, सार्वजनिक कार्य पर, किसी 
सार्वजनिक प्रयोजन नामत: बाबत जिला फतेहाबाद में गांव भटटू कलां से सिरढान/किरदान सड़क तक सड़क का निर्माण करने के लिये अपेक्षित 
है । एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचेविशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह घोषणा 1894 के भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जिनसे वह 
सम्बन्धित है । पूर्वीवत धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे हुये अधिकारियों को अपने 
कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी काम करने 
के लिये सहर्ष अधिकृत करते हैं । 

कोई भी व्यक्ति, जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई आपेक्ष हो , इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर 
में अपनी आपेक्ष लिखित रूप में भूमि अर्जन समाहर्ता पी ० डब्ल्यू ० डी ० ( बी ० एण्ड आर०), हिसार के समक्ष दायर कर सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव 


रैक्टेंगल/किला नं ० 


हदबस्त 
सं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


फतेहाबाद 


फतेहाबाद 


भटटू कलां 


1082 से 8782 
7700 ( 40-22 ) 
9x4840 


16 
( जारी) 


23.181 


32 1/1 , 1/2 , 10/1 , 10/2 , 11 , 19, 20 , 22 
33 5 , 6/1 , 6/2, 7/1 , 7/2, 13/2, 14/1 , 14/2 , 

15 , 17, 18/1 , 18/2 , 19 , 20 , 21 , 22/1 , 
22/2 , 23 


8782 to9002 


220x 40 


63 5 , 6/1, 6/2 , 7/2, 13, 14/1 , 14/2, 15 , 

17 , 18/1 , 18/2, 19, 21 , 22/1 , 22/2, 23 
64 1/1 , 1/2, 2 , 10 


= 0.202 . 


9x4840 


9002 से 10047 


70 1/1 , 1/2, 2 , 10 


1045x11 


0.263 


- 


71 5 , 6/1 , 6/2 , 7 , 13, 14/1 , 14/2, 15 , 17, 

18/1 , 18/2, 19 , 21 , 22/1 , 22/2, 23 


9x4840 


3.646 


512 


HARYANA GOVT. GAZ... MAY 


13, 2008 ( VYSK. 23. 1930 SAKA) 


| PART I 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


फतेहाबाद 


फतेहाबाद 


भटटू कलां 


16 


105 5 , 6/1, 6/2, 7/1 , 13, 14/1 , 14/2 , 15, 17 , 

18/1 , 18/2, 19, 21, 22/1 , 22/2, 23 


( समाप्त ) 


106 1/1 , 1/2 , 2, 10/2 


119 . 1/1 , 1/2 , 2, 10 


120 5, 6/1 , 6/2, 7, 13 , 14/1 , 14/2 , 15 , 17/1 , 

18/1 , 18/2, 19/1 , 19/2 , 21 , 22/1 , 22/2 , 
22/3, 23 


149 5, 6/1 , 6/2 , 7/1, 7/2, 14/1 , 15 


150 1/1 , 1/2 , 2 , 10 


477-457 


फतेहाबाद 


फतेहाबाद 


किरदान 


28 


9002 से 10047 
1045 ( 29-16.5 ) 
9x4840 


132 1 , 2 , 9 , 12, 19, 22 
133 2, 3, 6 , 15 
134 6, 7/1 , 7/2 , 8, 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15 


30.2998 


135 6, 7 , 8, 9 / 1,9/ 2, 10/1 , 10/2 , 11 , 12/1 , 

12/2 , 13, 14, 15 


10047 से 10432 


136 6, 7 , 8, 9 , 10/1 , 10/2 , 11 , 12 , 13, 14 , 15 
137 5,6,7,8, 9/1 , 9/2 , 10, 11 , 12, 13, 14 , 


.. .385x 40 


, 


- 


-- 0.353 


9x4840 


15 


138 1 , 2, 3/1, 3/2 , 4, 5 , 6, 7 , 8, 9/1 , 9/2 , 10 


139 


" . 


10432 से 18792 
8360x ( 40-16.5 ) 
9x- 4840 


140 


= 4.510 


5.1628 


1 , 2, 3, 4, 5 , 6/1 , 7 , 8, 9 , 10 
1 , 2, 3, 4 , 7 , 8, 9 , 10 
1 , 2, 3/1, 3/2 , 4, 5 , 6, 7 , 8, 9/1, 9/2, 10 
264 , 302/1/8 , 302/1/9 , 302/1/17 , 
302/1/18, 302/1/26, 302/1/34 264, 
302/1/8 , 302/1/9 , 302/1/17 , 
302/1/18, 302/1/26, 302/1/34 , 

302/1/35 , 302/1/43, 302/1/51 , 
302/1/52 , 302/1/61, 302/1/68 , 
302/1/69, 302/2 


कुल जोड़ : 8.80 एकड़ 


( हस्ता ०) ..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), 

हिसार वृत्त, हिसार । 


PARTU 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 


13, 2008 (VYSK . 23 , 1930 SAKA ) 


513 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ), HISAR CIRCLE 


The 28th April, 2008 


No. 28 HA /63/Fbd /2383. — Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be required 
to be taken by the Government, at public expenses , for a public purpose , namely, for constructing a link road from 
Bhattu Kalan to Sirdhan /Kirdhan road in Fatehabad District . 


It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the above 


purpose . 


This notification is made under the provision of Section 4 of the Land Acquisition Act. 1894 to all to whom 
it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased to authorise 
the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon 
and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section . 


Any person interested , who has any objection to the acquisition of any land in the locality may within 
30 days of the publication of this notification file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, 
PWD ( B & R Branch ), Hisar/Executive Engineer , Provincial Division , PWD (B & R Branch ), Fatehabad . 


Specifications 


District 


Tehsil 


Khasra Number 


Name of 
Village 


Area 
in Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


Fatehabad Fatehabad Bhattu Kalan 


16 


1082 to 8782 
7700 ( 40-22 ) 

9 x 4840 


= 3.181 


32 1/1 , 1/2 , 10/1, 10/2 , 11, 19 , 20 , 22 
33 5 , 6/1 , 6/2 , 7/1 , 7/2 , 13/2 , 14/1 , 14/2 , 

15 , 17 , 18/1 , 18/2 , 19 , 20 , 21 , 22/1 , 
22/2 , 23 


8782 to 9002 
220 x 40 
9 x 4840 


63 5 , 6/1 , 6/2 , 7/2 , 13, 14/1 , 14/2 , 15 , 

17 , 18/1 , 18/2 , 19 , 21 , 22/1 , 22/2 , 23 
64 1/1 , 1/2 , 2 , 10 


= 0.202 


70 1/1 , 1/2 , 2 , 10 


71 5 , 6/1 , 6/2 , 7 , 13 , 14/1 , 14/2 , 15 , 17 , 

18/1 , 18/2 , 19 , 21, 22/1 , 22/2 , 23 


9002 to 10047 


1045 x 11 
9 x 4840 


0.263 
3.646 


105 5,6/ 1 , 6/2 , 7/1 , 13 , 14/1, 14/2 , 15 , 17 , 

18/1 , 18/2 , 19 , 21, 22/1, 22/2 , 23 


106 1/1 , 1/2 , 2 , 10/2 


119 1/1 , 1/2 , 2 , 10 


120 5,6 / 1 , 6/2 , 7 , 13, 14/1 , 14/2 , 15 , 17/1, 

18/1 , 18/2 , 19/1, 19/2 , 21, 22/1 , 22/2 , 
22/3 , 23 


149 5 , 6/1, 6/2 , 7/1 , 7/2 , 14/1 , 15 
150 1/1 , 1/2 , 2 , 10 


477-457 


514 


HARYANA GOVT . GAZ... MAY 13, 2008 ( VYSK . 23. 1930 SAKA) 


[ PART I 


-- 


2 


3 


4 


5 


Fatehabad Fatehabad Kirdhan 


28 


9002 to 10047 
1045 ( 29-16.5 ) 
9 x 4840 


132 1,2,9, 12 , 19,22 
133 2, 3, 6 , 15 
1346,7/ 1 , 7/2, 8 , 9 , 10, 11 , 12, 13, 14, 15 


- 0.2998 


135 6 , 7, 8 , 9/1 , 9/2, 10/1 , 10/2 , 11 , 12/1 , 

12/2 , 13 , 14 , 15 


10047 to 10432 

385x 40 
9x4840 


136 6,7,8, 9 , 10/1 , 10/2 , 11 , 12, 13, 14 , 15 
137 5 , 6 , 7, 8, 9/1 , 9/2, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 

15 


= 0.353 


138 1 , 2, 3/ 1,3/ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 10 


. 


10432 to 18792 
8360x( 40-16.5 ) 
9x 4840 


= 4.510 


5.1628 


139 1 , 2, 3, 4, 5, 6/1 , 7,8,9,10 
140 1,2,3,4,7,8,9,10 

1264, 302/1/8 , 302/1/9, 302/1/17, 
302/1/18, 302/1/26, 

302/1/34, 
302/1/35 , 302/1/43, 

302/1/51 , 
302/1/52, 302/1/61 , 302/1/68 , 
302/1/69 , 302/2 


G. Total : 8.80 Acres 


( Sd. ) ... , 
Superintending Engineer , 
Hisar Circle , PWD (B & R Branch ), Hisar. 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 1 मई, 2008 


क्रमांक 5448/338 - W.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर , 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए गारनपूरा माइनर की बुर्जी नं0 39000 - बाईं ओर स्केप रिजर्वायर के निर्माण हेतु गांव गारनपुरा , तहसील तोशाम, जिला 
भिवानी के निर्माण की जरुरत हेतु तुरन्त अपेक्षित है । जिसके लिए एक अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत 
हरियाणा सरकार ,सिंचाई विभाग के द्वारा अधिसूचना संख्या 15103/ 338- W , दिनांक 6 दिसम्बर, 2007 के तहत जारी की जा चुकी है तथा 
हरियाणा सरकार के गजट ( असाधारण ) में तिथि 6 दिसम्बर, 2007 को छप चुकी है । 


एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि की उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यकता है । यह अधिसूचना भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है , जिसका इससे सम्बन्ध है । 
अब, हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार, जिला राजस्व अधिकारी/भूमि अधिग्रहण कलैक्टर , भिवानी , भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की 
धारा 7 के पूर्व कथित अधिसूचना में छपी तथा घोषणा के साथ विशिष्टियों के वर्णित भूमि को अपने कब्जे में ले लेंवे । 


भूमि का नक्शा (प्लान), जिला राजस्व अधिकारी/ भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सिंचाई विभाग , भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता , सिवानी 
जल सेवाएं मण्डल , भिवानी के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAY 


13, 2008 ( VYSK. 23, 1930 SAKA) 


515 


विशिष्टि 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


रैक्टेंगल नं 0 /किला नं ० 


क्रम जिला 
संख्या 


क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


नं ० 


-- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भूमि का टुकड़ा 1320 फुट लम्बाई तथा 
792 फुट चौड़ाई में निम्नलिखित नम्बरों 
से गुजरता है और सामान्य रूप से पूर्व 
दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जैसा कि 
मौके के अनुसार इन्डैक्स प्लान में दर्शाया 
गया है । 


1 . 


भिवानी 


तोशाम . 


गारनपुरा 


86 


15.00 


28 


11 , 20 , 21 


29 14, 15, 16, 17, 24 , 25 


40 


1 , 2,3,4,5 


41 1 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


ए ० सी ० सांघी, 


अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , भिवानी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


DECLARATION 


The 1st May , 2008 


No. 5448/ 338- W. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land specified below is needed 
by the Government, at public expenses, for a public purpose , namely , for constructing escape reservoir at 
RD 39000 -L Garanpura Mr. in Village Garanpura , Tehsil Tosham , District Bhiwani, for which a notification 
under Section 4 of Land Acquisition Act, 1894 has been issued vide Haryana Government , Irrigation Department , 
Haryana Notification No. 15103/338 W , dated 6th December, 2007 and published in Haryana Government Gaztte 
on dated 6th December , 2007. 


It is hereby declared that the land in the locality specified below is required for the above purpose . This 
declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , for information of all to 
whom it may be concern . Now , therefore , in exercise of powers conferred in Section 7 of the Land Acquisition 
Act, 1894 , the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum - Land Acquisition Collector, 
to take orders for the acquisition of land described in the specifications appended to the declaration published 
with the aforesaid notification . 


516 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 


13, 2008 (VYSK . 23, 1930 SAKA ) 


( Part 1 


The plans of the land may be inspected in the office of District Revenue Officer- cum -Land Acquisition 
Collector, Irrigation Department, Bhiwani and Executive Engineer, Siwani Water Services Division , Bhiwani. 


Specification 


District 


Tehsil 


Sr. 
No. 


Village 


Area (in Acres ) 


Hadbast 
No. 


Rectangle/Khasra No. 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land measuring 1320 
length and laying in width 792 
passing through Khasra 
No. given 

a s below and 
generally laying in the direction 
West to East demarcation at sitel 
as shown on the index plan . 


1. Bhiwani 


Tosham 


Garanpura 


86 


15.00 


28 11 , 20 , 21 


29 14 , 15 , 16 , 17 , 24 , 25 


40 1 , 2 , 3 , 4 , 5 


41 1 


By the order of Governor of Haryana . 


A. C. SINGHI 


Superintending Engineer , 
Yamuna Water Services Circle , Bhiwani . 


44093 — C.S .--H.G P., Chd . 


